रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99. 


REGD. NO . D. L.-33004/99 


- 


- 


- 


AUR 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग - खण्ड 1 
PARTI - Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


THANI 


1861 


सं . 146 ] 
No . 1461 


नई दिल्ली , मंगलवार , जून 5 , 2007/ ज्येष्ठ 15 , 1929 
___ NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 5, 2007/JYAISTHA 15, 1929 


. 


सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 

MINISTRY OF STATISTICS AND 

PROGRAMME MPLEMENTATION 
अधिसूचना 

NOTIFICATION 
नई दिल्ली , 4 जून , 2007 . 

New Delhi, the 4th June , 2007 
सं . एच - 12021 / 4 / 2004 - कोऑर्ड . - भारत सरकार ने , .. . . No. H- 12021/4/2004- Coord. In recognition of the 
स्वतंत्रता के बाद आर्थिक योजना और सांख्यिकीय विकास के क्षेत्र में 

notable contributions made by ( late ) Professor Prasanta 

Chandra Mahalanobis in the fields of economic planning 
( स्वर्गीय ) प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस के उल्लेखनीय योगदान 

and statistical development in the post- independent era , 
का सम्मान करते हुए यह निर्णय लिया है कि प्रत्येक वर्ष उनके the Government of India has decided to designate 29th 
जन्मदिवस अर्थात् 29 जून को विशेष दिवस की श्रेणी के अंतर्गत 

June every year, coinciding with his birth anniversary, as 
राष्ट्रीय स्तर पर सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाएगा । 

the Statistics Day in the category of Special Day to be 

celebrated at the national level. 
2. इस दिवस का उद्देश्य , समाजार्थिक योजना और नीति 2. The objective of this Day is to create public 
निर्माण में सांख्यिकी की भूमिका के बारे में (स्वर्गीय ) प्रोफेसर 

awareness, among the people specially the younger 

generations for drawing inspiration from (late ) Prof . 
महालनोबिस से प्रेरणा लेने के लिए लोगों में , विशेषतया युवा पीढ़ी में । 

Mahalanobis about the role of statistics in socio -economic 
जनजागरूकता उत्पन्न करना है। यह दिवस राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों । planning and policy formulation . This Day would be 
पर सांख्यिकी संबंधी निबंध/ वाद विवाद प्रतियोगिताएं, संगोष्ठियां और . celebrated by organizing events such as , essay/debate 

competitions, seminars and lectures on Statistics at national 
व्याख्यान जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करके मनाया जाएगा । 

. level and regional level. 
- 3. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी । 

3. This notification will come into force with immediate 

effect . . 
अ. कु. सक्सेना, संयुक्त सचिव 

A. K. SAXENA, Jt . Secy. 


2658 GI /2007 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


